सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 455 राँची, शुक्रवार , 


10 ज्येष्ठ, 1941 ( श ० ) 
31 मई, 2019 (ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
28 मई , 2019 


संख्या-09/ आरोप- चतरा -01/ 2015-1870(09) -- रा .-- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह , तत्कालीन अंचल 
निरीक्षक, हंटरगंज , चतरा सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , बंदोबस्त कार्यालय , राँची द्वारा 
बंदोबस्तधारियों की जमाबंदी कायम रहते हुए उसी भूमि को आधुनिक पावर एण्ड नेचुरल सिर्सेसेज 
लि 0 , जमशेदपुर के नाम से दाखिल- खारिज स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने संबंधी प्रपत्र क में गठित 
कतिपय आरोपों की जाँच हेतु विभागीय आदेश संख्या-4836/ रा., दिनांक-22.09.2017 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गयी एवं विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, चतरा को 
संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, हंटरगंज को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया । 

संचालन पदाधिकारी- सह - अपर समाहर्ता, चतरा द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही संचालित करते हुए अपने कार्यालय पत्रांक-813/रा., दिनांक -05.07.18 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 
विभाग को समर्पित किया गया । 


2 . 


3 . 


संचालन पदाधिकारी- सह - अपर समाहर्ता, चतरा द्वारा समर्पित उक्त जाँच प्रतिवेदन की 
सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दण्ड 
अधिरोपण का निर्णय लेते 

हुए 

इसपर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक -4417/ रा., दिनांक- 29.10.18 द्वारा 
द्वितीय कारण- पृच्छा की गयी । 


2 


, 


A. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 31 मई , 2019 

श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक-25.02.19 विभाग को समर्पित 
किया गया जिसकी सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं 
किया गया है | 

अतः श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक , हंटरगंज , चतरा सम्प्रति सहायक 
बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के विरूद्ध गठित आरोप- पत्र , संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन , श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण- पृच्छा का जवाब एवं उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक 
समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से 2 ( दो ) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित 
किया जाता है | 


ह ० / 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 455 -- 


50 


